रजिस्ट्री संडी एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L. -33004 / 99 


AV 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भागा --- खण्ड 1 
PARTI - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 341 ] 


नई दिल्ली , बुधवार, दिसम्बर 26 , 2001 / पौष 5 , 1923 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 26 , 2001/PAUSAS, 1923 


No. 341] 


श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2001 
सं. यू.- 23013 / 17 / 01 -एलडब्ल्यू. -- लेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा - 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, एतद्वारा यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मुम्बई के स्थापना में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने 
हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :--- 
( 1) श्री सूर्यकान्त बागल, 

महासचिव, 
हिन्द मजदूर सभा, 
महाराष्ट्र राज्य परिषद्, 
ए - 28 , "विनीस नगर ", बी. पी. टी . स्टाफ क्वार्टर्स, 

कालाचौकी, मुम्बई - 400033 
( 2 ) श्री वी . एस. राय 

कार्यकारी प्रबंध निदेशक, 
बी . बी . सी . इण्डस्ट्रीज लिमिटेड , 
6 --2--913/914, तृतीय तल , 
प्रोग्रेसिव टॉवर, खैरताबाद , 

हैदराबाद - 500004 
( 3 ) उप -मुख्य श्रम आयुक्त ( केन्द्रीय ) 

सदस्य - संयोजक 


2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे : 

" यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निगमित कार्यालय मचैट चैम्बर्स और श्रमालय , न्यू मैरिन लाइन्स तथा वाशी यूनिट, 
स्थापनाओं में विद्युत - प्रतिस्थापन, रख - रखाव वातानुकूलन संयंत्रों के प्रचालन तथा रख - रखाव और बागवानी कार्यों/ सेवा 


3964 GI/ 2001 


( 1 ) . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC . 11 


श्रम पद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबन्धों को ध्यान में . 
रखते हुए उक्त स्थापनाओंमें इन सेवाओं/कार्यों में ठेका श्रम के मियोजन के संबंध में उपयुक्त सिफारिश करना कि क्या इसे प्रतिषिद्ध 

किया जाए अथवा नहीं । " 
3. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा। समिति अपनी रिपोर्ट तीन महीनों के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

टी . ए. श्रीनिवासन, सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 
(CENTRAL ADVISORY CONTRACT LABOUR BOARD ) 

RESOLUTION 

___ New Delhi , the 26th December, 2001 
No. U- 23013/17/01 -LW.-~~In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question , of abolition of contract labour in the establishment of Unit Trust of India , Mumbai, The composition of the 
conumittee and its terms of reference will be as under : 
( 1) Shri Suryakant Bagal , 

Member 
General Secretary, 
Hind Mazdoor Sabha , 
Maharashtra State Council , 
A -28, “ Vinit Nagar " B. P.T. Staff Quarters, 
Kalachowky, Mumbai - 400033 
Shri V.S . Rao, 

Member 
Executive Managing Director, 
V. B. C . Industries Ltd ., 
6 - 2- 913/ 914, 3rd Floor , 
Progressive Tower, Khairatabad , 

Hyderabad - 500004 
(3) Deputy ChiefLabour Commissioner (C ) 

Member- Convenor 
Mumbai 
2 . The termsof reference of the proposed committee would be as follows : 

" To study the working of contract labour system in the jobs/works ofmaintenance of Electrical Installations, 
operation and maintenance of Air Conditioning Plants and Gardening in the establishments of Unit Trust of 
India at its Corporate Office, Merchant Chambers and Kshamalaya at New Marine Lines and Vashi Unit at 
Mumbai and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above 
jobs/works in the said establishments be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the 

Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 ." 
3. The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committed should submit its report within three 


T . A. SRINIVASAN, Secy. 


संकल्प 

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर , 2001 
यू - 23013 / 18 / 01 - एलडब्ल्यू. ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा -5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, एतदद्वारा टिकरी कलां, दिल्ली स्थित भारतीय तेल निगम लिमिटेड के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम 
श्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : -- 
) श्री लक्ष्मण रवीन्द्र सिंह 

भारतीय मजदूर संघ, 
म्यूनिसिपल स्वार्टर्स, परेड ग्राउण्ड्स , 
जम्मू - 180001 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


17HITE 
. . . - . - - : 


: ..... 


. 


- - -- - - -- - : . . . . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . - - - - 


- 


- - - 


- - 


( 2 ) श्री एच. के. एल. मेहता , 

सदस्य 
मुख्य अभियन्ता, 
डी. जी . ( डब्ल्यू . ) सं .- 306 , सी . पी. डब्ल्यू . डी ., 
शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय , 

निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय ) 

सदस्य - संयोजक 
के . जी . मार्ग, नई दिल्ली 
2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

" टिकरी कलां, दिल्ली स्थित मैसर्स भारतीय तेल निगम लिमिटेड के प्रतिष्ठान में फिटर, वेल्डर, पलम्बर , इलैक्ट्रीशियन एवं हैल्पर, आदि 
रखरखाव संबंधी कार्यों/ सेवाओं में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के 
उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि क्या उक्त प्रतिष्ठान में उपर्युक्त कार्यों/ सेवाओं ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया 
जाए अथवा नहीं । " 
3. समिति का मुख्यालय धनबाद में होगा । समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 

टी . ए. श्रीनिवासन, सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 26th December, 2001 
No . U -23013 / 18 /01- LW . In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act , 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Indian Oil Corporation Limited , TikriKalan Plant at Delhi. 
The composition of the committee and its terms of reference will be as under : 
(1) Shri Lakshman Ravinder Singh , 

Member 
Bhartiya Mazdoor Sangh , 
Municipal Qarters, Paradc Grounds, 
Jammu - 180001 
Shri H K . L .Mehta , 

Member 
Chicf Engineer 
DG ( W ) , CPWD , M / O Urban Affairs & Employment, 

Nirman Bhawan , New Delhi- 110011 
(3) Regional Labour Commissioner (Central) 

Member - Convenor 
K . G .Marg, New Delhi 
2 . The termsof reference of the proposed committee would be as follows: 
" To study the working of contract labour system in the jobs/works of maintenance namely that of fitter, welder, 
plumber, electrician and helper in the establishment of M /s Indian Oil Corporation Limited , TikriKalan Plant at 
Delhiand to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/ 
works in the said establishmentbe prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour 
( Regulation and Abolition ) Act , 1970 ". 
3 . The Headquarter ofthe Committee will be at New Delhi. The Committee should submit its report at the earliest. 

T . A. SRINIVASAN, Secy . 
संकल्प 

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर , 2001 
सं . यू - 23013 / 19 / 01 - एलडब्ल्यु. - - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केद्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, एतद्वारा विदेश संचार निगम लिमिटेड के मुंबई स्थित प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उन्मूलन के 
प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन और इसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : -- 
( 1 ) श्री सूर्यकान्त बागल, 

सदस्य 
महासचिव , 
हिन्द मजदूर सभा, 
महाराष्ट्र राज्य परिषद्, 
ए - 28 "विनीत नगर ", बी. पी. टी. स्टाफ क्वार्टर्स , 
कालाचौकी, मुंबई - 400033 


PATI - . . ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- 


- 


- - - - 


( 2 ) 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

- - - - --- 
श्री प्रमोद कुमार 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक , सिविल अभियांत्रिकी ( जी ) 
कमरा सं. 136, रेल भवन, 
रेल मंत्रालय, नई दिल्ली 
उप -मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय ) 

सदस्य - संयोजक 


( 3 ) 


मुंबई 


2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

" विदेश संचार निगम लिमिटेड के मुम्बई स्थित प्रतिष्ठान में कैंटीन सेवाओं के जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम पद्धति का अध्ययन करना तथा ठेका 
श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त सिफारिश करना कि क्या उक्त प्रतिष्ठान में 
उपर्युक्त जॉब/ कार्यों मे ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
3. समिति का मुख्यालय मुंबई में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी । 

टी. ए. श्रीनिवासन, सचिष 
RESOLUTION 

New Delhi , the 26th December, 2001 
No. U -23013/ 19/01-LW. ---In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contact Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Videsh Sanchar Nigam Liiniled atMumbai. The composition 
of the committee and its terms of reference will be as under : -- - 
! ( ) Shri Suryakant Bagal , 

Member 
General Secretary, 
Hind Mazdoor Sabla. 
Maharashtra State Council, 
A - 28 , " Vinit Nagar" B . P. T. Staff Quarters 
Kalachowky, Mumbai - 400033 
Shri Promod Kumar, 

Member 
Executive Director , Civil Engineering ( G), 
Room No. 136 , Rail Bhavan, 

Ministry ofRailways, New Delhi. 
(3) The Deputy Chief Labour Commissioner (Central) Member - Convenor 

Mumbai . 
2 . The terms of reference of the proposed committee would be as follows : 
" To study the working of contract labour system in the jobs /works of canteen services in the establishments of 
Videsh Sanchar Nigam Limited at Mumbai and to make suitable recommendations whether or not the employment 
of contract labour in the above jobs/works in the said establishments be prohibited keeping in view the provisions 
of Section 10 of the Contract Labour ( Regulation and Abolition) Act, 1970 ". 
3 . The Headquarter of the Committee will be atMumbai. The Committee should submit its report at the earliest, 

T. A. SRINIVASAN, Secy. 


Printed by the Manager, Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


